REGISTERED No. D. ( D. N.)-72 


रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन .)-72 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Media 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( 1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


m 


- 


सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 1986/ माघ 5, 1907 
No. 27) NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 1986 /MASGHA 5, 1907 


MIR 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


m 


eme 


अन संसाधन मंत्रालय 
नई दिल्ली , 25 जनवरी , 1986 


अधिसूचना 


का . आ . 28 ( अ) : केन्द्रीय सरकार , रावी- व्यास जल अधिकरण अध्यादेश , 
1986 (1986 का 2) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए , इसके 
द्वारा पंजाब समझौते के पैरा 9 में निदिष्ट विषयों के सत्यापन और न्याय -निर्णयर 
के लिए रावी -व्यास जल अधिकरण का गठन करती है , जिसके अध्यक्ष याति 
श्री वी . बालकृष्णा इराडी , उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश , होंगे । 
1461 GI/ 85 


(1 ) 


: 


H100I 


CF INDIA : EXTRACFDINARY [* ART 1 - SEC . 3(11)] 


2. इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

( F . 15 (2) / 85 - 377 * . 1 . ] 
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में , 

रामास्वामी आर . अय्यर , सचिव 
MINISTRY OF WATER RESOURCES 
New Delhi, the 25th January, 1986 

NOTIFICATION 
5 . 0 . 28 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Ravi and Beas Waters Tribunal Ordinance , 1980 ( 2 of 1986 ) , 
the Cotial Government hereby coactitutes the Ravi and reas 
Waters Tiibunal which shall be presided over ayiri jutice V . 
Balakrisiu a Eradi, a Judge of the Supreme Cour , for the verifica con 
and adjudication of the matters referred to in j aragraph 9 of the 
Punjab Settlement. 

2 . The headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi. 


{No. 15 ( 2 ) |85 -1T ] 
By Order and in the Name of 

the President of India , 
RAMASWAMY R . IYER , Secy . 


AN 
M 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OI PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1986 


